रजिस्ट्री सं . डी . एल . - 33002/ 99 


REGISTERED No. D . L .- 33002 / 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपाच 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली, सोमवार , जुलाई 10 , 2017 / आषाढ़ 19, 1939 
DELHI, MONDAY, JULY 10 , 2017 /ASADHA 19 , 1939 


सं. 266 ] 
No . 266 ] 


[ रा. रा. रा. क्षे. दि. सं. 158 

[ N. C . T . D . No. 158 


भाग - IV 


PART — IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


वन एवं वन्यजीव विभाग 

आदेश 

दिल्ली, 3 जुलाई, 2017 
विषयः रिज़ प्रबंधन बोर्ड का पुनर्गठन । 

सं . फा . 11 ( 26 ) / पीए / डीसीएफ / 95 / खंड - VIII / पार्ट / 2036 - 56. – उपराज्यपाल , दिल्ली रिज़ प्रबंधन 
बोर्ड का पुनर्गठन करते हैं , जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं : 
1 . मुख्य सचिव , दिल्ली सरकार 

– अध्यक्ष 
2. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण 

- सदस्य 
3 . सचिव (पर्यावरण एवं वन ), दिल्ली सरकार 

- सदस्य 
4 . सचिव, वित्त , दिल्ली सरकार 

– सदस्य 
5. निदेशक , विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र ( गैर सरकारी संगठन) सदस्य 
6 . कार्यकारी निदेशक, स्वेच्छा ( गैर सरकारी संगठन ) 

- सदस्य 
7. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक , दिल्ली सरकार 

- सदस्य 
8. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक , दिल्ली सरकार 

- सदस्य सचिव 
गैर सरकारी संगठनों का कार्यकाल 29 .04 . 2019 तक होगा । 
बोर्ड के कार्य निम्न प्रकार होंगे: 
(i) दिल्ली को हरा भरा रखने के लिये रिज़ वनों की प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन ; 


4263 DG 2017 


(iv ) 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 

PART IV ] 
( ii ) रिज़ के दीवारों तथा बाहरी बाड़ों का संरक्षण ; 
( iii ) शहरी वन एवं प्राकृतिक संसाधनों के लिये लागू बेहतर वनवर्धनिक पद्धति के अनुसार रिज़ के उन्नयन के 

लिये विस्तृत योजनाओं को तैयार करना तथा उनका कार्यान्वयन; 
" बोर्ड " द्वारा “ खुला के रूप में घोषित रिज़ वनों के ऐसे क्षेत्रों को जनता द्वारा उपयोग करने का नियंत्रण; 
विधिवत् आबंटियों को आबंटित क्षेत्र से अधिक में अतिक्रमण न होने देने को सुनिश्चित करना, जब तक कि 

वे समुचित आदेशों के अन्तर्गत रिज़ वन से स्थानान्तरित नहीं हो जाते ; 
( vi ) उपरोक्त प्रयोजन के लिये आनुषंगिक कोई अन्य प्रकार्य; 
( vii ) बोर्ड अपनी किसी बैठक में ऐसे दो व्यक्तियों को शामिल कर सकता है जिन्हें वानिकी क्षेत्रीय पारिस्थितिकी, 

प्रकृति संरक्षण एवं संबंधित विषयों का विशेष ज्ञान हो । 
यह आदेश निम्नलिखित पूर्ववर्ती आदेशों के अधिक्रमण में है: 

1. फा. 56 ( 235 ) / 95 / वि . / मुख्या. / 5596 - 5612 दिनांक 06. 10.1995 
2. फा . 56(235 ) / 95 / वि . / मुख्या . / 4948 दिनांक 25 .10.1996 
3. फा. 11 ( 26 ) / पीए / डीसीएफ / 95 / खंड -IV / 1670 - 85 दिनांक 28 .06 . 2002 
4. फा . 11( 26 ) / पीए / डीसीएफ / 95 / खंड - VIII / 620 -40 दिनांक 30.04. 2013 

केशव चन्द्र , सचिव (पर्यावरण एवं वन ) 


DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE 

ORDER 

Delhi , the 3rd July, 2017 
Sub : Reconstitution of Ridge Management Board - regarding . 

No. F . 11(26 )/PA /DCF/95 /Vol. VIII/ Part/2036 -56 . — Lt. Governor, Delhi is pleased to reconstitute the 
Ridge Management Board , consisting of the following members , 
1 . Chief Secretary, Delhi 

— Chairman 
2 . Vice -Chairman , DDA 

- Member 
3. Secretary (Env. & Forests ), Delhi 

- Member 
4 . Finance Secretary , Delhi 

— Member 
5 . Director, Centre for Science and Environment (NGO ) 

- Member 
6 . Executive Director, Swechha (NGO ) 

- Member 
7 . Additional Principal Chief Conservator of Forests & Chief Wildlife Warden , Delhi - Member 


8 . 


Additional Principal Chief Conservator 


— Member Secretary 


Tenure of the NGOs shall be up to 29.04 .2019 . 
The functions of the Board shall be as follows : 
(i ) Execution of the management scheme for the Ridge forests as the green lungs of Delhi; 

Protection of the boundary and boundary fences of the Ridge ; 
(iii ) Preparation and execution of detailed plans for upgradation of the Ridge in accordance with sound 

silvicultural practices applicable to city forests and natural resources; 
Control of the usage by the public of such areas of the Ridge forests as may be declared as “ open ” by the 
Board . 


Ensuring that there are no encroachments in excess of the areas allotted to the lawful allottees, till they 
are shifted from the Ridge forest under appropriate orders. 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IVI 


( vi) 


Any other functions ancillary to the above purposes . 


( vii) The Board may co -opt for any of its meetings not more than two persons having special knowledge of 

forestry , regional ecology , nature conservation and related subjects . 
This order is in supersession of the following previous orders on the subject: 

1. F . 56 ( 235 )/95 /Dev./HQ /5596 -5612 dated 06 . 10 . 1995 . 
2. F . 56 (235 )/95 /Dev ./HQ/4948 dated 25. 10 . 1996 . 
3 . F. 11 ( 26 )/PA/DCF/95 /Vol . IV / 1670 -85 dated 28 . 06 . 2002 . 
4 . F . 11 (26 )/PA /DCF/95 /Vol.VIII/Part/620 -40 dated 30 .04 .2013 


KESHAV CHANDRA , Secy . (Environment & Forests ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2017 .07 . 14 12:24:09 + 05 30 


